120 


16 


HARYANA GOVT. GAZ ., JAN . 14 , 1992 (PAUSA 24 , 1913 SAKA) 


[ PART I 


दिनांक 8 जनवरी, 1992 


क्रमांक 2894-ज-I - 91/ 432.- श्री माँगे राम , पुत्र श्री मोलड़ राम , निवासी गांव रैया, तहसील , शशर, 
जिला रोहतक को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 की धारा 2 ( ए ) के अधीन सरकार की 
अधिसूचना क्रमांक 731 -ज-( II)-83/21959, दिनांक 4 जुलाई , 1983 द्वारा 300 रुपए वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की । 
गई थी । 

2. अब श्री मांगे राम की दिनांक 26 जनवरी , 1991 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल , 
उपरोक्त अधिनियम ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की 
धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए , इस जागीर को श्री मांगे राम की विधवा श्रीमती 
खिलया के नाम खरीफ , 1991 से 300 रुपए वार्षिक की दर से , सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 


क्रमांक 2731-ज-I- 91/ 436.-- श्री नारायण दत्ता, पुत्र श्री मूल चन्द, निवासी फतेपुर बिलोच, तहसील बल्लबगढ़, जिला 
फरीदाबाद को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2( ए), (1 ए) तथा 3( 1 ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना 
क्रमांक 29 15 -पार (II)-75/124, दिनांक 2 जनवरी , 1976 द्वारा बाद में अधिसूचना क्रमांक 5041 -प्रार-III - 70/ 2 / 
2950 5, दिनांक 8 दिसम्बर , 1970 द्वारा रुपए और उस के बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज - 1-79/ 
44040, दिनांक 30 अक्तूबर , 1979 द्वारा 150 रुपए से बढ़ा कर 300 रुपए वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की 
गई थी । 


150 


2. अब श्री नारायण दत्ता की दिनांक 13 मई, 1985 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल , उपरोक्त 
अधिनियम ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 के 
अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए , इस जागीर को श्री नारायण दत्ता की विधवा श्रीमती नलिनी दत्ता के 
नाम खरीफ , 1985 से 300 रुपए वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते 


2 . 


क्रमांक 2587 -ज- I - 91/ 440.- श्री देशराज शर्मा, पुत्र श्री भरत सिंह, निवासी गाँव कमासपुर , तहसील 
सोनीपत जिला सोनीपत को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2 (ए ) ( 1ए ) तथा 3 (1ए) के 
अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 247- ज- I - 83/ 11816, दिनांक 7 अप्रैल , 1983 द्वारा 300 रपये वार्षिक की 
दर से जागीर मंगूर की गई थी । 

अम श्री देशराज शर्मा की दिनांक 26 अप्रैल , 1990 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरप हरियाणा के 
राज्यपाल , उपरोक्त अधिनियम (जंसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया हैं और उसमें आज तक संशोधन 
किया गया है ) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग कपेते हुए , इस जागीर को श्री देशराज शर्मा 
की विधवा श्रीमती चमेली देवी के नाम खरीद 1990 से 300 रुपये वार्षिक की दर से , सनद में दी गई शर्तों के 
अन्तर्गत तबदील करते है । 

क्रमांक 3009-ज-I - 91/ 444.- श्री शिवलाल, पुत्र श्री रामजीलाल, निवासी गांव सुरहती , तहसील झज्जर, जिला 
रोहतक को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 की धारा 2( ए ) ( 1 ए ) तथा 3 ( 1ए ) के अधीन सरकार की अधिसूचना 
क्रमांक 708- ज- II - 76 / 13956, दिनांक 5 दिसम्बर, 1976 द्वारा और बाद में अधिसूचना क्रमांक 5041- बार - 3-70 / 
295 05 , दिनांक 8 दिसम्बर , 1970 द्वारा 150 रुपए और इसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789- ज-I - 79/ 44040, 
दिनांक 30 अक्तूबर , 1979 द्वारा 150 रु ० से बढ़ा कर 300 रुपए वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी । 
2. अब श्री शिवलाल की दिनांक 

25 अक्तूबर , 1984 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के 
राज्यपाल , उपरोक्त अधिनियम ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया 
गया है ) की धारा 4 के अधीन प्रधान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री शिवलाल की विधवा 
श्रीमती पूर्णी देवी के नाम खरीफ , 1985 से 300 रुपए वार्षिक की दर से , सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील 
करते है । 

पार. एल . चावला, 
अवर सचिव , हरियाणा सरकार , 

राजस्व विभाग । 


